निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 भाद्र 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 996) पटना , सोमवार , 26 अगस्त 2019 


बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार 


अधिसूचना 

8 अगस्त 2019 
सं० 8 -विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियिम, 1987 ( 1987 का अधिनियम संख्या 39 यथा संशोधित) की धारा- 22- बी के 
अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कार्यकारी अध्यक्ष , बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार , पटना द्वारा, श्री 
अभय कान्त झा , सेवानिवृत , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के दिनांक 31.08 . 2019 को 65 वर्ष पूरा होने के उपरान्त होने 
वाले रिक्त पद पर श्री भोला नाथ तिवारी , सेवा निवृत्त , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मनोनयन के पश्चात् इन्हें स्थायी 
लोक अदालत ( जनोपयोगी सेवाएँ), भागलपुर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है । 

2. स्थायी लोक अदालत, भागलपुर के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो , के लिए 
होगा । 

3 . स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार भागलपुर जिला तक सीमित रहेगा । 
4. अध्यक्ष, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे । 

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष के आदेश से , 

सुनील दत्त मिश्रा, 
सदस्य सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 996 -571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


